RAMES 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 श्रावण , 1940 ( श०) 
24 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 698 


राँची, मंगलवार , 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
13 जुलाई , 2018 


संख्या- 22 /निदे० / औषधि / प्रयोगशाला-11 / 2012- 909( D ) स्वा० /-- औषधि एवं अंगराग अधिनियम 
1940 की धारा 20(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री शिव शंकर साव, पिता - श्री तीर्थ वासी 
साव , ग्राम- पाटपुर , पो०-बहरागोड़ा , जिला -पूर्वी सिंहभूम , पिन - 832101, कनीय वैज्ञानिक सहायक ( अनुबंध), 
राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, नामकुम , राँची, को अपनी ही सेवा शर्तों पर संपूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए 
अपनी सक्षमता के अन्तर्गत औषधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों के जाँच एवं विश्लेषण हेतू सरकारी विश्लेषक 
( Government Analyst) के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र किशोर उराँव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 698 -- 50 


